निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 134 ) 


15 चैत्र 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार , 4 अप्रील 2012 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

1 मार्च 2012 
सं० निग / सारा - 1 - विविध - 04 / 07 - 2418 ( एस) — श्री सुरेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, पथ प्रमंडल कटिहार सम्प्रति कार्यपालक अभियंता , बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को पथ प्रमंडल 
कटिहार के पदस्थापन काल में वर्ष - 2000 - 01, 2001 - 02 एवं 2002 - 03 में कराये गये मरम्मति एवं निर्माण कार्य की 
श्री उमाशंकर सिंह , माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के आलोक में तकनीकी परीक्षक 
कोषांग , निगरानी विभाग से करायी गयी जांच एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप प्रपत्र " क गठित 
करते हुए श्री तिवारी से विभागीय पत्रांक - 11691 ( एस ) अनु0, दिनांक 19.10.09 द्वारा बचाव - बयान / स्पष्टीकरण की 
मांग की गई । श्री तिवारी ने अपने पत्रांक -1597, दिनांक 26. 11.09 द्वारा बचाव - बयान / स्पष्टीकरण समर्पित किया । 

श्री तिवारी से प्राप्त बचाव बयान / स्पष्टीकरण को विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें उक्त 
आरोप से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 134- 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


